सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

4 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 400 राँची ,मंगलवार 

26 अगस्त , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
25 अगस्त , 2014 


संख्या-3/ पद -1( ख )- 10 / 2014 का . 8504 --जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ( चाईबासा ) 
के पद पर पदस्थापित श्री नेसार अहमद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 569/ 03 , गृह जिला - सिवान ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त , - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला 
परिषद् , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद -1( ख )-10 / 2014 का . 8505 --जिला आपूर्ति पदाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित 
मो0 परवेज इब्राहिमी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 662 /03, गृह जिला- दुमका) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक सचिव , माडा, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद-1( ख)- 10/2014 का . 8506 --जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित 
श्री राजेश कुमार राय, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 700 / 03 , गृह जिला- हजारीबाग ) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


__ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 अगस्त , 2014 
संख्या -3 / पद- 1( ख )- 10 / 2014 का . 8507--जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित 
श्री शाहिद अख्तर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 712ए /03 , गृह जिला- पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक उप सचिव , श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


___ संख्या -3 /पद-1( ख )-10/ 2014 का . 8508 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित 
मो0 हैदर अली , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 715 / 03 , गृह जिला- गया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद -1( ख)-10 / 2014 का . 8509 -- महाप्रबंधक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम- सह- उप 
निदेशक पर्यटन , राँची के पद पर पदस्थापित श्री शैलेन्द्र कुमार लाल, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 717 /03 , 
गृह जिला- मधुबनी ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहत्ता, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद -1( ख)- 10/ 2014 का. 8510 --विशेष दण्डाधिकारी निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री राजीव रंजन , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 718/ 03 , गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक महाप्रबंधक , झारखण्ड पर्यटन विकास निगम - सह- उप निदेशक पर्यटन, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद -1( ख )-10 / 2014 का . 8511--जिला पंचायत राज पदाधिकारी , बोकारो के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रभाकर कुमार सिंह , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 721 / 03 , गृह जिला - पटना ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक सचिव , खान पर्षद, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद -1( ख)-10/ 2014 का . 8512--उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची नगर निगम, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री ओम प्रकाश साह , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 722 /03 , गृह जिला - गोड्डा) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 


संख्या-3 / पद-1( ख )-10 / 2014 का . 8513 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित 
श्री अखौरी शंशाक सिन्हा , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 725/ 03 , गृह जिला- पलामू) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक उप सचिव, वित्त वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 26 अगस्त, 2014 


3 


संख्या -3 / पद- 1( ख )- 10 / 2014 का . 8514--जिला परिवहन पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर पदस्थापित 
श्री सुनील कुमार सिंह, नं0 -1, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 727 /03, गृह जिला- रोहतास ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 
दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद -1( ख )- 10/ 2014 का . 8515-- अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री 
सुनील कुमार , नं0 -2, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 728/03, गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक अपर उपायुक्त , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद-1( ख)- 10/ 2014 का . 8516--प्रशासी पदाधिकारी, एन0आर0एच0एम0 , स्वास्थ्य, चिकित्सा 
शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार सिंह, नं0-2 , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 729/ 03 , गृह जिला- रोहतास ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
सचिव , रियाडा, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद-1( ख)- 10 / 2014 का . 8517 --जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री अवध नारायण प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 737 / 03 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /पद-1( ख )-10/ 2014 का . 8518--जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित 
श्री अनिलसन लकड़ा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 781/ 03 , गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक सचिव , स्पीयाडा, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद-1( ख )-10 / 2014 का . 8519 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 784 / 03, गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /पद-1( ख)- 10/ 2014 का . 8520-- उप निर्वाचन पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
प्रवीण कुमार गगराई , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 817 /03 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप 
निदेशक , खाद्य, पलामू प्रमण्डल , मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद-1( ख)- 10 / 2014 का . 8521 --माननीय मंत्री कल्याण एवं परिवहन विभाग, झारखण्ड के 
आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार बरवार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 867/ 03 , गृह 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 अगस्त, 2014 
जिला- गुमला) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद-1( ख)-10 / 2014 का . 8522 -- उप निर्वाचन पदाधिकारी, खूटी के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती स्मिता टोप्पो, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 868 / 03 , गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद-1( ख )- 10 /2014 का . 8523--जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित 
श्री पंकज कुमार सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 870 / 03 , गृह जिला- भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/पद-1( ख)- 10 / 2014 का . 8524-- अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
श्री जुगनु मिंज , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 871/ 03 , गृह जिला- गुमला) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक उप निदेशक , खाद्य, कोल्हान प्रमण्डल , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या -3/पद-1( ख)- 10 /2014 का . 8525--जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित 
श्री प्रकाश बिरसा लकड़ा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 874/ 03 , गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद -1( ख )-10 / 2014 का . 8526--प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री राजकुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 527 /03, गृह जिला- गोड्डा) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक उप सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 


संख्या-3/ पद- 1( ख )-10/ 2014 का . 8527-- अपर समाहर्ता, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री विनय 
कुमार राय, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 544 / 03 , गृह जिला- देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक उप निदेशक, खेलकूद निदेशालय , कला संस्कृति युवा कार्य एवं खेलकूद विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / पद -1( ख )-10/ 2014 का . 8528-- अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित श्री गणेश कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 548/ 03 , गृह जिला - सहरसा ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , मानव संसाधन विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 26 अगस्त, 2014 
संख्या -3 / पद- 1( ख )- 10 / 2014 का . 8529-- उप सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री दिनेश कुमार सिंह , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 624 / 03, गृह जिला- भोजपुर) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त , दुमका के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


___ संख्या -3/ पद-1( ख )-10/ 2014 का . 8530 -- अवर सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री सौरव कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - ( कोटि क्रमांक - 827/ 03 , गृह 
जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , लोहरदगा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री सिन्हा को लोहरदगा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा 20 के 
तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


संख्या -3/ पद -1( ख )- 10 / 2014 का . 8531-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के पद पर पदस्थापित 
श्री लियाकत अली, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 796 / 03 , गृह जिला - पलामू) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


GI 


2. श्री अली को कोडरमा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट-2, 1974) की धारा 20 के 
तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


संख्या -3 /पद-1( ख)- 10 / 2014 का . 8532-- सक्षम प्राधिकारी, सी0जी0एम0, ओ0एन0जी0सी0 के पद 
पर पदस्थापित श्री संदीप कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 759/ 03 , गृह जिला- गिरिडीह ) की सेवा 

ओ0एन0जी0सी0 से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री कुमार को हजारीबाग के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा 20 
के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


संख्या -3/ पद -1( ख)-10/ 2014 का . 8533--उप निर्वाचन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावां के पद पर 
पदस्थापित श्री नन्द किशोर गुप्ता , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 789/ 03 , गृह जिला- मुजफ्फरपुर) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल ( सरायकेला- खरसावां) के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 अगस्त , 2014 


2. श्री गुप्ता को चाण्डिल अनुमण्डल के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2, 1974) की 
धारा 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


___ संख्या-3/ पद-1( ख )-10/ 2014 का . 8534 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास, बोकारो के पद पर 
पदस्थापित श्री जितेन्द्र कुमार देव, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 808 / 03, गृह जिला- देवघर ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री देव को साहेबगंज के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा 20 के 
तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


संख्या-3/ पद- 1( ख )- 10/ 2014 का . 8535-- सहायक निदेशक , समाज कल्याण निदेशालय , झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजीव रंजन कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 716/03, गृह जिला 
पलामू) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया, गुमला के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री कुमार को बसिया ( गुमला) अनुमण्डल के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2 , 
1974) की धारा 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


___ संख्या -3 /पद-1( ख )- 10 / 2014 का . 8536 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया, गुमला के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रदीप प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 664/03 , गृह जिला- देवघर ) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा राजस्व एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


2. उपरोक्त स्थानांतरण/ पदस्थापन से प्रभावित वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी 
पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है एवं उनका कही पदस्थापन नहीं हुआ है, वे कार्मिक, प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 400 - 50 | 


